रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAID / 


NA 


Paitiane 


NOT 


SHRENIMES 


RANCHI 


R47 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 30 , 2016 / अग्रहायण 9 , 1938 
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2016 /AGRAHAYANA 9, 1938 


सं. 439] 
No . 439 ] 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 

मुम्बई, 29 नवम्बर, 2016 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा ) ( संशोधन) विनियम , 2016 
सं . सेबी/ एल . ए. डी .-एन . आर . ओ./ जी . एन ./2016- 17/ 016. – बोर्ड , भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
अधिनियम , 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और 
विनिमय बोर्ड ( कर्मचारी सेवा) विनियम , 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् , 
1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा ) ( संशोधन) विनियम, 2016 कहा जा सकेगा । 
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा ) विनियम, 2001 में , विनियम 94 के लिए, निम्नलिखित 

प्रतिस्थापित हो जाएगा , अर्थात् , - 
" भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की भविष्य निधि या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की नई पेंशन स्कीम 
में अभिदान ( सब्स्क्रिप्शन ) 
94. ( 1) जब तक कि इन विनियमों में अन्यथा निर्धारित न हो , प्रत्येक कर्मचारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
की कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बनेगा और निधि (फंड ) के नियमों से आबद्ध होने के लिए सहमत होगा । 
( 2) उप-विनियम (1) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी , ऐसी तारीख को और ऐसी तारीख से जो निर्धारित की जाए, 
बोर्ड की सेवाओं में कार्यग्रहण करने वाला प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी केवल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की 
नई पेंशन स्कीम का ही सदस्य बनेगा और स्कीम के नियमों से आबद्ध होने के लिए सहमत होगा । 


5526 GI/ 2016 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


( 3) बोर्ड के ऐसे प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी को , जो ऐसी तारीख से पूर्व जो निर्धारित की जाए , भारतीय प्रतिभूति और 
विनिमय बोर्ड की कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य हो , यह विकल्प दिया जाएगा कि वह या तो भारतीय प्रतिभूति 

और विनिमय बोर्ड की कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बना रहे या फिर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की नई 
पेंशन स्कीम का सदस्य बन जाए, ऐसी रीति से जो निर्धारित की जाए। " 


यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष 


विज्ञापन-III /4/असा./328/16 (692बी )] 
पाद टिप्पण : 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा ) विनियम , 2001, का . आ. सं. 857( अ), 6 सितम्बर 2001 को 
भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे । 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा ) विनियम , 2001 तत्पश्चात् - 
( क ) 23 दिसम्बर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( कर्मचारी सेवा) ( संशोधन ) विनियम , 2003 , 

फा . सं . भाप्रविबो /विधि/ 15/ 2003, द्वारा 
( ख ) 25 मई 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( कर्मचारी सेवा) ( संशोधन ) विनियम , 2004 , 

का . आ . सं . 623( अ ), द्वारा 
( ग) 11 अप्रैल 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) ( संशोधन ) विनियम , 2007 , 

फा . सं . 11/ एलसी /जीएन / 2006/ 2143, द्वारा 
( घ ) 14 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा ) (संशोधन ) विनियम , 2010 , 

अधिसूचना सं. एलएडी- एनआरओ/जीएन / 2009-10/ 28 /190983, द्वारा 
( ङ ) 12 अक्तूबर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) ( दूसरा संशोधन ) विनियम , 

2010, अधिसूचना सं . एलएडी- एनआरओ/ जीएन/ 2010- 11/ 17/ 22954, द्वारा 
( च) 10 अक्तूबर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा ) ( संशोधन) विनियम , 2011, 

अधिसूचना सं. एलएडी- एनआरओ/जीएन/ 2011-12/ 26 / 31671, द्वारा 
( छ) 2 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन ) विनियम , 2012, 
___ अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/ 2012 - 13/ 03/ 5290 , द्वारा 
(ज ) 19 नवम्बर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( कर्मचारी सेवा ) ( दूसरा संशोधन) विनियम, 

2012, अधिसूचना सं . एलएडी -एनआरओ/ जीएन/ 2012-13/223/ 5429, द्वारा 
( झ) 8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2013, 

अधिसूचना सं. एल. ए.डी .- एन . आर. ओ./ जी. एन/ 2013-2014/ 27/ 6721, द्वारा 
( ञ) 26 फरवरी 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( कर्मचारी सेवा ) ( संशोधन) विनियम , 2015, 

अधिसूचना सं . एल . ए. डी .- एन . आर. ओ ./ जी . एन ./ 2014- 15/ 22/ 366, द्वारा 
( ट) 21 अप्रैल 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( कर्मचारी सेवा) ( दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 , 

अधिसूचना सं . सेबी/एन . आर . ओ/ ओ. आई. ए.ई./ जी . एन. 2015-16/ 002, द्वारा संशोधित हुए थे । 


[ TT III - OUE 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 

NOTIFICATION 

Mumbai, the 29th November, 2016 
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (EMPLOYEES SERVICE ) (AMENDMENT) 

REGULATIONS , 2016 
No. SEBI/LAD -NRO /GN /2016 - 17 /016 . — In exercise of the powers conferred by section 30 of the 
Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992 ), the Board hereby makes the following 
regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India ( Employees Service ) Regulations, 
2001, namely , 
1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Employees Service) 

( Amendment) Regulations, 2016 . 
2 . They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
3 . In the Securities and Exchange Board of India (Employees Service) Regulations, 2001, for regulation 

94 , the following shall be substituted , namely , 
" Subscription to the SEBI Provident Fund or the SEBI New Pension Scheme 
94 . ( 1) Unless otherwise specified in these regulations, every employee shall become a member of the 
SEBI Employee s Provident Fund and shall agree to be bound by the Rules of the Fund . 
( 2 ) Notwithstanding anything contained in sub -regulation ( 1), every whole time employee joining the 
services of the Board , on and from such date , as may be specified , shall only become a member of the 
SEBI New Pension Scheme and shall agree to be bound by the Rules of the Scheme. 
( 3) Every whole time employee of the Board who is a member of the SEBI Employee s Provident Fund , 
prior to such date as may be specified , shall be given an option to remain a member of the SEBI 
Employee s Provident Fund or to become a member of the SEBI New Pension Scheme, in such manner 
as may be specified . 

U . K . SINHA, Chairman 

[ADVT.- III/ 4 / Exty ./328 / 16 (692B )] 
Footnote : 
1. The Securities and Exchange Board of India (Employees Service ) Regulations , 2001, were published in 

the Gazette of India on 6th September, 2001 vide S .O . No. 857 (E ). 
2 . The Securities and Exchange Board of India (Employees Service ) Regulations, 2001 were subsequently 
amended - 
(a ) On 23rd December, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Employees Service) 

(Amendment) Regulations, 2003 vide F . No. SEBI/LE/15 /2003 . 
(b ) On 25th May, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Employees Service ) 

(Amendment) Regulations, 2004 vide S . O . No .623 ( E ). 
(c ) On 11th April , 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Employees Service ) 

(Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC /GN /2006 /2143. 
(d ) On 14th January, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees Service ) 

(Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LAD -NRO /GN / 2009 - 10/ 28 /190983 . 
(e ) On 12th October, 2010 by the Securities and Exchange Board of India ( Employees Service ) 

(Second Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LAD -NRO /GN /2010 

11 / 17 / 22954 
(f) On 10th October, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Employees Service ) 

(Amendment) Regulations, 2011 vide notification No. LAD -NRO /GN /2011 - 12 / 26 /31671 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


( g ) On 2nd May 2012 by the Securities and Exchange Board of India ( Employees Service ) 

( Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LAD -NRO /GN /2012 - 13/03/5290 . 
(h ) On 19th November 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees Service ) 

(Second Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LAD -NRO /GN / 2012 
13 /223 /5429 . 
On 8th October, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Employees Service ) 

( Amendment) Regulations, 2013 vide notification No . LAD -NRO /GN / 2013 - 14 /27 /6721 . 
(j) On 26th February, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees Service ) 

(Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. LAD -NRO /GN /2014 - 15 /22/ 366 . 
(k ) On 21st April, 2015 by Securities and Exchange Board of India ( Employees Service ) ( Second 

Amendment ) Regulations , 2015 vide notification No. SEBI-NRO /OIAE /GN / 2015 - 16 / 002 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 

Nishok Kumar Digitally signed by Nishok Kumar 
Paria 


Paria 
Date: 2016 .12.02 19:22:47 + 05 30 


